रजिस्ट्री सं० डी० एल० - 33004/ 99 


FcC 


NO. D. L.- 33004/99 


LAP 


. 


21 


मपमेाजपत 


भारत को राजपत्र 
Che Gazette of India 


ANAM 


असाधारण 
EXTRAORDINARY 


भाग 1 - खण्ड 3 - उप - खण्ड ( i ) 
PART II -- Section 3 – Sub -section (i) 


प्राधिकार से प्रकाशित 
PUBLISHED BY AUTHORITY 


PIRI 


- 


%3 


सं . 614 11 
No. 614 ] 


नई दिल्ली , सोमवार , दिसम्बर 27 , 1999 / पौष 6 , 1921 
NEW DELHI, MONDAY, DECEMBER 27 , 1999 /PAUSA ( , 1921 


- 


- 


वित्त मंत्रालय 


( राजस्व विभाग ) 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर , 1999 
सं. 133 / 99 सीमा - शुल्क 


सा० का०नि० 823 ( अ ), - केन्द्रीय सरकार , सीमा - शुल्क अधिनियम, 1962 ( 1962 का 52 ) की धारा 25 की उपधारा ( 1 ) द्वारा 
प्रदस शक्तियों का प्रयोग करते हुए, यह समाधान हो जाने पर कि लोकहित में ऐसा करना आवश्यक है, भारत सरकार के वित्त मंत्रालय ( राजस्व 
विभाग ) की अधिसूचना सं0 3/ 89 - सीमा - शुल्क , तारीख 9 जनवरी, 1989 का निम्न लिखित और संशोधन करती है, अर्थात् : 


( क ) अनुसूची - I में , मद ( ड ) के पश्चात् निम्नलिखित अन्त: स्थापित किया जाएगा, अर्थात् : -- 


" ( च ) केंद्रीय सरकार द्वारा फिल्म महोत्सव में प्रदर्शन के लिए अनुमोदित या सिफारिश की गई आयातित फिल्में " ; 


( ख ) अनुसूची- 2 में , “ प्रदर्शनी या अधिवेशन " शब्दों के स्थान पर " प्रदर्शनी, अधिवेशन या फिल्म महोत्सव " शब्द रखे जाएंगे । 


[ फा०सं० 466/ 7199 - सीमा - शुल्क V ( पी०टी० ) ] 


प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 


टिप्पण : - मूल अधिसूचना सं. 3/ 89 - सीमा - शुल्क , तारीख 9 जनवरी , 1989 [ सा. का. नि . 12 ( अ ), तारीख 9 जनवरी , 198973 भारत के 

राजपत्र, असाधारण, में प्रकाशित की गई थी और अधिसूचना सं० 101/ 95 - सीमा - शुल्फ , तारीख 26 मई, 1995 [ सा०का०नि० 428 

( अ ), तारीख 26 मई, 1995 ] द्वारा अंतिम संशोधन किया गया था । 
} } { { (i [/1} ) 


THE GAZETTE OF INDIA : EXTRAORDINARY 


JPART II - SEL . 3( i)] 


- 


- 


- 


- 


MINISTRY OF FINANCE 

nartment of Revenue) 

NO . .. " CATION 
New Delhi, the 27th December, 1999 

NO. 133/ 99 -CUSTOMS 
G . S . R . 823 (E ).- - In exercise of the powers conferred by sub -section ( 1 ) of section 23vuç CustomsAct, 1962 
( 52 of 1962 ), the Central Government, being satisfied that it is necess.. 

... my in utblic interest so to do, iftshv. nakes the 
following further amendment in the notification of the Government of India in theMinistry 

: - " Finance ( Departict of 
Revenue),No. 3 /89- Custonis, dated the 9th January, 1989, namely : 

In the said notification : 
( a) in Schedule J, after item(c), the following shall be inserted , nancly :- - 

" (t) filmsimported for exhibition at a Film festival approved or recommended by thic Central Govern 

Iment ": 
( b ) in Schedule ll, in item ( 3 ), for the words " Exhibition or meeting ", the words " Exhibition, mceting or 
filmfestival " shall be substituted. 

| F. No. 466/ 7/ 99 - Cus . V ( Pt. ) 

PRASHANT KUMAR SINHA, Under Secy . 
Note :- - The Principal notification was published in the Gazette of India , Extraordinary , vide notification No. 3/89 . 

Customs, univu diw yun January , 1989 . [G . S .R . 12 (E ), dated the 9th January , 1989 and was last amended by 
notification No . 101/ 95- Customs, dated the 26th May , 1995 | G. S . R . 428 ( E), dalcd thc 26th May, 1995 ). 


अधिसूचना 
नई दिल्ली, 27 दिसम्बर, 1999 

सं. 134 / 99 - सीमा शुल्क 
सा . का . नि . 824( अ ). - पदाभिहित प्राधिकारी, सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम, 1975 ( 1975 का 51 ) की पहली अनुसूची के 
अध्याय 28 के अधीन आने वाले और संयुक्त राज्य अमरीका, चेक गणराज्य, यूरोपीयन यूनियन और कोरिया गणराज्य में उत्पादित या वहां से निर्यात 
किए गए सोडियम साइनाइड के आयात के सम्बन्ध में , भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग ], खंड 1, तारीख 18 अक्तूबर, 1999 में प्रकाशित अपने 
प्रारम्भिक निष्कर्षों के आधार पर इस निर्णय पर पहुंचे है कि 

( क ) संयुक्त राज्य अमरीका, चेक गणराज्य, यूरोपीयन यूनियन और कोरिया गणराज्य में , उत्पादित या वहां से निर्यात होने वाले सोडियम 
साइनाइड का निर्यात भारत में सामान्य मूल्य से कम पर किया गया है जिसके कारण पाटन हुआ है । 

( ख ) भारतीय उद्योग को तात्विक क्षति हुई है । 
( ग ) यह क्षति समग्र रूप से विषयगत देशों/ राज्य क्षेत्रों से होने वाले आयातों के कारण हुई है । 

अत : अब केन्द्रीय सरकार , सीमा शुल्क टैरिफ ( पाटित वस्तु की पहचान, उस पर प्रतिपाटित शुल्क का निर्धारण और संग्रहण तथा क्षति 
का अवधारण ) नियम , 1995 के नियम 13 और नियम 20 के साथ पठित सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की धारा १क की उपधारा ( 2 ) द्वारा प्रदत्त 
शक्तियों का प्रयोग करते हुए, पदाभिहित प्राधिकारी के निष्कर्ष के आधार पर, उक्त सीमा शुल्क टैरिफ अधिनियम की पहली अनुसूची के अध्याय 
28 के अधीन आने वाले और इससे उपाबद्ध सारणी के स्तम्भ ( 2 ) में वर्णित देशों या राज्य क्षेत्रों में उत्पादित या वहां से नियातित सोडियम साइनाइड 
पर जब उसका उक्त सारणी के स्तम्भ ( 3 ) को तत्स्थानी प्रविष्टि में वर्णित निर्यातकों द्वारा निर्यात किया जाए और भारत में आयात किया जाए उक्त 
मारणी के स्तम्भ ( 4 ) में विनिर्दिष्ट दर से प्रतिपाटित शुल्क अधिरोपित करती है । 

सारणी 


- - - 


- 


क्रम सं . 


उत्पादक /निर्यातक का नाम 


रकम ( रुपए प्रति मी , टन ) 


( 3 ) 


( 4 ) 


( 1 ) 

( 2 ) 
1. संयुक्त राज्य अमरीका 
2. यूरोपीयन संघ 


401 


सभी निर्यातक 
1. मैसर्म डेगूसा हल्म 
2. अन्य मभी निर्यातक 


कुछ नहीं 


3339 


[ 4T111 - 


3(1) ] 


भारत का रामपत्र : असाधारण 


M 


. 


. 


. 


(1 ) (2 ) ( 3 ) 

( 4 ) 
3. RTV 1. Auf 

2470 
4 . After the 1. FFF 

कुछ नहीं 
कैमिकल कारपोरेशन 
2 . A CHE 

कुछ नहीं 
पैट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन 

लिमिटेड 
3. सभी अन्य निर्यातक 

11460 
2. 6 BULUM 26 . 011 - T , FOTEH TE MRTG AHIT , TART 

( 71, 7 . 354 / 166 /99 - T. 37TT. 7. ] 

प्रशान्त कुमार सिन्हा, अवर सचिव 
NOTIFICATION 
New Delhi, the 270 December, 1999 

No . 134 /99 - CUSTOMS 
G . S . R . 824 .- .Whereas in the matter of import of Sodium Cyanide falling under Chapter 28 of the First 
Schicdulc lo the Customs Tariff Act, 1975 (51 of 1975 ), originating in , or exported from the United States of America , 
Czech Republic , European Union and Korca RP , Uc Designated Authority vide its preliminary findings . published in the 
Gazette of India , Extraordinary . Part I, Section 1, dated the 1811 October, 1999 has comic to thc conclusion that : 

(a ) Sodium Cyanide originating in , or exported from the United States of Amcrica , Czech Republic, European 

Union and Korca RP lias been exported to India below normal valuc, resulting in dumping: 
(b ) the Indian industry has suffered materical injury : 

(c ) the injury has been caused Cumulatively by llie imports froin the subjeci countrics/tertilones 

Now , therefore , in exercise of thc powers conferred by sub -scction (2 ) of section 9A of Ilic said Custonis Tarifl 
Act, read with rule 13 and rule 20 of the Customs Tariff (Identification Assessment and Collection of Anti -dumping 
Duty on Dumped Articles and for Determination of Injury ) Rulcs, 1995 , the Central Government, on the basis of the 
findings of the Designated Authority , hereby imposes on Sodium Cyanidc, falling under Chapter 28 of the First Schedule 
to the said Customs Tariff Act, originating in , or exported from countries or territorics mentioned in column ( 2 ) of the 
Tablc annexed hereto and when cxported by the exporters incntioned in the corresponding entry in column ( 3 ) oſilic said 
Table , and imported into India , an Anti-dumping Duty at the rate specificd in column ( 4 ) of the said Tablc . 

TABLE 


SI. Country /Tcrritory Nameofproducer/Exporter 

Amount (Rupees per 
No . 
( 1) (2) 

(4 ) 
1. The United States of All exporters 

101 
America 
2 . Europcan Union 1. M /s Degussa Huls 

Nil 
2 . All other exporters 

3,339 
3. Czech Republic 1 All cxporters 

2470 
4. Korea RP | M /s. Hanwah Chemical 

Nil 
Corporation 
2 M /s. Tong Sul Petrochemicals 

Corp . Ltd . 
3 . All other exporters 

11400) 
2 . This notification shall be effectivc upto and inclusive of the 26th day of Junc, 2000 

IF . No. 354 / 160 /99 - TRUI 

PRASHANT KUMAR SINHA , Under Secy . 
l unted hy the Manager.Govt of India Press, Ring Road , Mayapuri ,New Dolhi- 110004 

and l ublished by the Controllen ollublications ,Delhi- 110054 


Nil 


